Regd. No.CHD/ 0093/ 2015-2017 


सत्यमेव जयते 


हरियाणा 


सरकार 


ARYANA 


T. OF 


Haryana Government Gazette 


Published by Authority 
© Government of Haryana 
No.45-2016] CHANDIGARH, TUESDAY, NOVEMBER 8 , 2016 (KARTIKA 17, 1938 SAKA) PART - I 

हरियाणा सरकार 
पुरातत्व तथा संग्रहालय विभाग 

अधिसूचना 

दिनांक 17 अक्तूबर , 2016 
क्र ० सं ० 11 / 52-2000 - पुरा० / 6169-97.- चूंकि , हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि संरक्षित संस्मारकों के समीप 
और पार्श्वस्थ क्षेत्र में संरक्षित सीमा से 15 मीटर तक और उनसे परे 30 मीटर तक के क्षेत्र को खनन संक्रियाओं और सन्निर्माण 
दोनों के प्रयोजनों के लिए क्रमशः प्रतिषिद्ध और विनियमित क्षेत्र के रूप में घोषित किया जाना है ; 

इसलिए , अब, पंजाब प्राचीन तथा ऐतिहासिक संस्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल तथा अवशेष नियम , 1965, के नियम 29 
द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल , इसके द्वारा, इस अधिसूचना से संलग्न सूची में यथावर्णित 
क्षेत्रों को प्रतिषिद्ध और विनियमित क्षेत्रों के रूप में घोषित करने के अपने आशय की सूचना देते हैं । राज्य संरक्षित 
संस्मारकों / स्थलों की सूची संलग्न है । 

यह अधिसूचना उन सभी संस्मारकों / स्थलों तथा अवशेषों, जो वर्तमान में राज्य के संरक्षणाधीन है और भविष्य में 
सरकार द्वारा राज्य संरक्षित संस्मारकों / स्थलों तथा अवशेषों के रूप में घोषित किए जाएंगे, को लागू होगी । 

इसलिए, अब, इसके द्वारा नोटिस आम जनता या विशेष रूप से उन व्यक्तियों की जानकारी के लिए जिनको इससे 
प्रभावित होने की सम्भावना है । राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से साठ दिन की अवधि के भीतर आक्षेपों तथा 
सुझावों, यदि कोई हों, आमन्त्रित करने के लिए दिया जाता है । 

ऐसे आक्षेप या सुझाव जो अतिरिक्त मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार , पुरातत्व तथा संग्रहालय विभाग, चण्डीगढ़ द्वारा इस 
प्रकार विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर उपरोक्त प्रस्ताव के सम्बन्ध में प्राप्त किए जाएं विचार में लाए जाएंगे । 


शशिबाला गुलाटी , 
अतिरिक्त 

मुख्य 

सचिव, हरियाणा सरकार, 
पुरातत्व तथा संग्रहालय विभाग । 


( 1644 ) 


PART - I ]] 


HARYANA GOVT . GAZ., NOV. 8 , 2016 ( KRTK. 17 , 1938 SAKA) 


1645 


राज्य सुरक्षित स्मारकों की सूची 


1 . 


2. 


3 . 


4. 


5 . 


6 . 


7 . 


8 . 


9 . 


10 . 


। 


11. 


भीमा देवी मन्दिर एवं तकिया बनवा फकीर, पिन्जौर | 
यूरोपियन सिमेट्री, अम्बाला । 
शीशमहल , फरूखनगर, गुड़गांव । 
देहरा मन्दिर, फिरोजपुर , झिरका । 
प्राचीन बादशाही पुल , ऊंचा सिवाना, करनाल । 
प्राचीन शिव मन्दिर , पिहोवा । 
विश्वामित्र का टीला पिहोवा । 
शेख तैयब का मकबरा, कैथल । 
गुम्बद व मस्जिद, पीर तुर्कमान, नारनौल । 
त्रिपालिया गेटवे, नारनौल । 
शाह निजाम का मकबरा, नारनौल । 
चोर गुम्बद, नारनौल । 
शोभा सरोवर, नारनौल । 
छत्ताराय बाल मुकुन्द दास, नारनौल । 
मिर्जा अली जॉन तख्त एवं बावड़ी, नारनौल । 
प्राचीन स्थल, भिरडाना, फतेहाबाद । 
प्राचीन स्थल , कुणाल , फतेहाबाद । 
दरगाह चार कुतुब, हांसी । 
जहाज कोठी, हिसार । 
बौद्ध स्तूप चनेटी, यमुना नगर । 
प्राचीन स्थल सुघ, अमादलपुर, यमुनानगर । 
नाहन कोठी , पंचकूला 


12. 


। 


13. 


। 


14. 


15. 


16. 


17. 


18. 


19. 


20 . 


21. 


22. 


23. 


प्राचीन शिव मन्दिर , गांव सालवन , करनाल | 


24. 


ब्रिक बावडी, कैथल । 


25 . 


26 . 


27 . 


बौद्ध स्तूप, कुरूक्षेत्र । 
प्राचीन किला सफीदों , जींद । 
प्राचीन टिला, किरसोला, जींद । 
प्राचीन टिला बालू, कैथल । 
विक्टोरिया मैमोरियल हाल , करनाल | 
प्राचीन गुम्बद , पलवल । 


28 . 


29. 


30 . 


1646 


HARYANA GOVT. GAZ., NOV . 8 , 2016 (KRTK . 17 , 1938 SAKA) 


[PART - I 


HARYANA GOVERNMENT 


ARCHAEOLOGY AND MUSEUMS DEPARTMENT 


Notification 


The 17th October, 2016 


No. 11 /52-2000 - Pura./6169-97. — Whereas, the Governor of Haryana is of the opinion that the area up to 15 
meters from the protected limits and further beyond it up to 30 meters nearer adjoining protected monuments has to 
be declared to be prohibited and regulated area respectively for the purposes of both mining operations and 
construction ; 


Now , therefore, in exercise of the powers conferred by rule 29 of the Punjab Ancient and Historical 
Monuments and Archaeological Sites and Remains Rules, 1965, the Governor of Haryana hereby gives notice ofhis 
intention to declare the areas asmentioned in the list enclosed with this notification as prohibited and regulated . 


This notification shall be applicable to all the monuments/sites and remains which are presently under State 
protection and in future shall be declared as State protected monuments/ sites and remains by the Government. 


Now , therefore, notice is hereby given for the information of the public in general and especially the persons 
likely to be affected to invite objection and suggestions, if any , within a period of sixty days from the date of 
publication of this notification in the Official Gazette. Such objections or suggestions as may be received by the 
Additional Chief Secretary to Government, Haryana , Archaeology and Museums Department, Chandigarh with 
respect to aforesaid proposal within this period so specified , shall be fallen into consideration . 


SHASHI BALA GULATI, 
Additional Chief Secretary to Government Haryana, 

Archaeology and Museums Department. 


PART - I] 


HARYANA GOVT. GAZ ., NOV . 8 , 2016 (KRTK . 17 , 1938 SAKA ) 


1647 


LIST OF STATE PROTECTED MONUMENTS/ SITES 


1 . 


Bhima Devi Temple and Takiya Bawa Fakir , Pinjore, Panchkula . 
European Cemetery , Ambala. 


2 . 


3 . 


Shish Mahal , Farukh Nagar, Gurgaon . 


4 . 


Dehra Mandir , Firozpur Jhirkha,Mewat. 


5 . 


6 . 


Old Badashahi Bridge, Village Uchasiwan , Karnal. 
Prachi Shiv Temple , Pehowa , Kurukshetra. 
Vishwa Mitra Ka Tila , Pehowa, Kurukshetra . 


7 . 


8 . 


9 . 


Tomb of Shiekh Tayyab , Kaithal. 
Tomb & Mosque of Pir Turkman , Narnaul. 
Tripolia Gateway , Narnaul. 


10 . 


11 . 


Tomb of Shah Nizam , Narnaul. 


12 . 


Chor Gumbad , Narnaul. 


13 . 


Shobha Sarovar,Narnaul. 


14 . 


Chhatta Rai Balmukund Dass, Narnaul. 


15 . 


Mirza Alijan s Takhat and Baoli , Narnaul. 


16 . 


Old site of Bhirdana , Distt. Fatehabad . 


17 . 


Old site Kunal, Distt.Fatehabad . 


18 . 


Tomb of Char Qutab , Hansi, Hisar. 


19 . 


Jahaj Kothi, Hisar. 


20 . 


Buddhist Stupa, Chaneti, Yamunanagar. 
Ancient Site of Sugh , Village Amadalpur, Yamunanagar. 


21 . 


22 . 


Nahan Kothi, Panchkula . 


23 . 


Prachin Shiv Mandir, Village Salwan , Karnal 


24 . 


Brick Baoli, Kaithal. 


25 . 


Bodh Stupa , Kurukshetra . 


26 . 


Ancient Fort , Safidon , Jind . 


27 . 


Ancient Mound , Kirsola , Jind . 


28 . 


Ancient mound , Balu , Kaithal. 


29 . 


Victoria Memorial Hall , Karnal. 


30 . 


Ancient Gumbad , Palwal. 


54728 - C.S. H.G.P ., Chd . 


